रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . ) - 13 


REGISTERED NO. D . ( D . N.) -- 73 


सायमेव जयते 


भारत का राजपन्न 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Immmmam 


न 


सं . 140 
No. 14] 


नई दिल्ली , शनिवार, अप्रैल 14, 1984/ चैत्र 25, 1906 
NEW DELHI, SATURDAY , APRIL 14 , 


10AMOHA 


. " 414 .LALU 


UIDALA 


- 

dammar 
AnimamaM 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


M 


P ARNave 


- 


- 


- 


- 


भाग - सड 4 
PART II — Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और बादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 18 फरवरी , 1984 
का०नि०आ० 83. - - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुकः द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , और रक्षा मंत्रालय वितरण अनुभाग ( वर्ग 3 
अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद ) भर्ती नियम , 1963 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुइ जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप 
किया गया है, रक्षा मत्रालय के वितरण अनुभाग में मशीन माइन्डर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् . 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) नियमों का सक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय वितरण अनुभाग ( मशीन माइन्डर ) भर्ती नियम , 1984 है । 

• ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद सख्या, वर्गीकरण और वेतमानः उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबत अनुसूची के स्तम्भ 
( 2 ) से ( 4 ) में विनिदिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पदति , आयु -सीमा और अन्य अर्हताएं आदि उक्त पद पर भती का पद्धति , आय-मीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते के होंगी जो 
उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से ( 14 ) में विनिर्दिष्ट है । 

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति : 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु , यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : जहा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समोचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण उन्हें 
लेखबद्ध करके , 

इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


(159 ) 


1629GI /83 - 1 


160 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 14, 1984 /CHAITRA 25, 1906 


{ PART II + - SEC. 4 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


PlearPApmand 
maa - - - - 

- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


6. व्यावृति : इन नियमों कोई भी बात ऐसे आरमणों , आयु सीमा में छट भोर बन्य रिवायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुभूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों मोर अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है । 
पद का नाम पद की संख्या वर्गीकरण वेतनमान चयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोडेगए 

अथवा अचयन व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा वर्षों का फायदा 
पद 

केन्द्रीय सिविल 
सेवा ( पेंशन ) 
नियम 1972 

के नियम 
30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या 


-- -- --- -- - - 


2 


5 


7 


- 


- 


- 


- 


- 


लागू नही होता 


मशीन माइन्डर 

कार्यभार के आधार पर 
परिवर्तन किया जा सकता 


साधारण केन्द्रीय सेवा , 260- 6-326- 

दरो०. अचयन 
समूह "ग " अराज 8- 350 रु . 
पत्रित अननुसचिवीय 


18 - 25 वर्ष ( केन्द्रीय सरकार 

द्वारा जारी किए गए अनु 
देशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए 35 
वर्ष तक शिथिल की जा सकती 


टिप्पणीः - आयु - सीमा अवधा 
रित करने के लिएनिर्णा 
यक तारीख भारत में रहने 
वाले अभ्यर्थियों से ( उनसे 
भिन्न जो अन्डमान और 
निकोबार द्वीप तथा लक्ष 
द्वीप में रहते है ) आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत 
की गई अंतिम तारीखहोगी । 
रोजगार कार्यालय के 
माध्यम से की आने वाली 
भर्ती की दशा में 
आय - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अतिम तारीख 
होगी जिस तक रोज 
गार कार्यालय से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई भर्ती की पद्धति सोधे होगी 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं के लिए विहित आयु और शैक्षिक हो । 

या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति 
अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू 

स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न 
होगी या नही । 

पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली 

रिक्तियों की प्रतिशतता 
10 

11 
भावश्यक: ---- - नही - - - - -- - दो वर्ष - 

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 
1. मैट्रिकुले शन या ममतुल्य 
2. विद्युत से चलने वाली ब्राडमा/एडरमा 

मुद्रण और समुद्रभृत मुद्रण मशीनो 
के हैण्डल करने का दो वर्ष का अनु 

भव 
टिप्पणी: - अनुभव संबंधी अर्हताएं उसके लिए 

जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके 
नियुक्त प्राधिकारी के विवेकानुसार 


- 


- 


[गामार 


भारतका राजपा 


- 


1884/ 491, 26/ 1808 


10 


- 


- - 


-- 


- - 


- - 


अनुसूचित जातियो और अनुसूचित 
जनजातियो के अभ्यमियों की दशा 
में , मब शिपिल की जा सफती है , 
जब चयन के किसी प्रक्रम पर 
नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है 
कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले उन समवायों के 
अभ्यर्थ। पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
नहीं हो सकेगा । 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - -- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


_ 


- - - 


- 


- • - - - 


12 


13 


_ _ 


- - 


___ -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- 

-- - - - - - - - - - 
प्रोन्नति मतिनियक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणिया यदि विभागीय प्रोप्रति समिति है तो उसकी भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ 
जिनसे प्रोमति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा 

मरचना 

लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा 
- - - --- - - - ---- - - - - - - - ___ - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - 

14 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
प्राप्नति:---- 

( पूष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने 

लागू नहीं होता 
ऐसे वफतरी जिन्होंने उस श्रेणी मे 6 वर्षनियमित सेवा की है जिसमे के लिए ) समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति 
न हो सकने पर ऐसे व्यक्ति जिन्होने दफतरी और चपरासी की समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेग्री 
श्रेणी में कुल मिलकार 9 वर्ष सेवा की है या ऐसे चपरासी 1 उप मुख्य प्रशामनिक अधिकारी -- अध्यक्ष 
जिन्होंने उस श्रेणी मे ५ वर्षनियमित सेवा की है , किन्तु हम 2. अवर सचिव , जो प्रसासनिक रूप से संबंधित 
वात के अधीन रहते हुए कि वे हम प्रयोजन के लिए संचा- है . - मवस्य । 
लिन व्यावसाय परीक्षण अहित कर लें । 

3. एम डी डी एम सी एस ओ की प्रास्थिति 
फा भारमाधक अधिकारी --- सवस्प 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


• - - - - - -- 


- - - - - 


- -- 


- - 


[ फा० स० 839 47/ सी ए ओ/ आर II ] 
गौरी दत्त बस्स, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी 


4. Disqualification. - No person,--- 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living , OT 
(b ) who , having a spouso living has entered into or 

contracted a marriage with any person , 


shall be cligible for appointment to the said post : 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 18th February, 1984 
S . R. O . 83 ...--In exercise of the powers conferred by { the 
proviso to article 309 of the Constitution and in supcses 
sion of the Ministry of Defence , Distribution Section ( Class 
III Non- Gazetted Non - Ministerial posts ) Recruitment Rules , 
1963, cxcept as respects things done or omitted to be done 
before such supersession , the president heroby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to the 
post of Machine Minder in the Distribution Section , Ministry 
of Defence, namely : 

1 . Short title and commencement . -- ( 1 ) These rules may 
be called the Ministry of Defence, Distribution Section (Ma 
chine Minder ) Recruitment Rules, 1984 . 

( 2) Thçy shall come into force on the date of their 
puhlication in the Official Gazette . 

2. Number of post, classification and scale of pay . --- The 
number of the said post , its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 
of the Schedule annexed to these rules , 

3 . Method of recruitment, age limit , qualifications etc. ... 
The method of recruitment, age limit , qualifications and other 
matters relating to the said post shall be as specified in 
columns 5 10 14 of the said Schedule . 


Provided that the Central Government muy , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for 60 doing , cxempt any 
person from the operation of this rule , 


5 . Power to relax . - - Wirere the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing, relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 


6 . Saving . - -Nothing in these rules shall affect reservo 
tions, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Schedule Castes , the Scheduled Tribe , 
and other special categories of persons in accordance with 
the orders issued by the Centrul Goveroment from time to 
time in this regard. 


* 162 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 14, 1984+ CAAITRA 25, 1906 


(PART II - $ 80 . 47 


Name of post 


Number Classification 
of posts 


Scalo of pay whithr 

selection 
post or 
Non -selec 
tion post 


Non 

clection 


Machine Minder 3* General Central Rs. 260 -6 - 

* Subject Service,Group 326- EB -8 - 
to varia - C , NonGaze 350 . 
tion de - tted , Non . 
pending Ministerial 
Oll 
workload . 


Age limit for Whether Educational and other quali 
direct recruits benefit of fications required for direct 

added yours recruits 
of service 
admissibl . 
under 
30 of the 
CCS ( Pen 
sion ) Rules, 
1972 

- - - - - - - -- -- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18 -25 years Not Essential : 
(relaxable for applicahle. 1. Matrlculation 
Government 

or equi 
servants upto 

valent. 
35 yours in 

2 . Two yoars experience 
accordance with 

in handling elr.ctrically 
the instructions 

propelled Bradma /Ad rema 
or orders issued 

Printing and Embossing 
by the Central 

michutes . 
Government) . 

Notc - The qualifications 
Note : The cru 

regarding experience are 
cial datelor 

relaxable at the jiscre 
Jeterinining the 

tion of the Appointing 
ago Jimit shall 

Authority for reasons to 
be the closing 

be recorded in writing 
date for receipt 

in the case of candidates 
of applications 

belonging to the Sche 
from candidatos 

Juled Castes or Sche 
in Judi ( other 

duled Tritxes, if, at any 
than those in 

stage of selection the 
the Andaman 

Appointing Authority is 
and Nicobar Is 

of the opinion that suffi 
lands and Laks 

cient number of candi. 
hadwcop ). In 

datus from these conn. 
the case of rew 

munitios possessing 
cruitinent inade 

roquisite exporonce are 
through the 

not likely to be avail 
Employmeot 

able to fill up the vacancies 
Exchange , the 

reserved for thom . 
crucial date for 
determining the 
age limit shall 
be the last date 
upto which the 
Employment 
Exchange is 
asked to sub nit 
th ; names . 


- - - - - - - - - 

- -- - - 

- - - - 

- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - 
Whether age and Period of Method of recruitinent In case of recruitment hy pro - If Daartnital Pi ) Circumstances 
educational quali- probation whether by direct recruit- molion or deputation or trans- motion Committec exists, in which Union 
fications prescrib - in any ment or by promotion or ſer, grados from which pru - what is its composition Public Servico 
ed for direct re liy deputation or transfor motion or deputation or 

C ) 1271, si 11 11 
cruits will apply and percentage of the transur te tu madu 

to be consulted 
in the case of pro vacancies to be filled by 

in making re 
motecs vaçious methods. 

cruitnient. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - 
9 10 12 . 

14 

-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
No Two years By promotion , failing Promotion : 

Group C Depaitmontal Not applicabillo 
which by direct recruit . Duftry with 6 years regular Promotion Committee 
ment. 

service in the grade failing ( for confirmation and 
- - - - 


- 


- - 


- 


103 


भाग 


- 


भारत का राजपत्र : अप्रल 14, 1984 / पत्र 25 , 1206 


13 


. . 


. 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


which 9 years combined promotion ) consisting 
regular serviccin the grades of : 
of Daftry and Peon or 1. Deputy Chief Admi 
Pcon with 9 years regularnistrative Officer -- 
serviccin the grade subjoct Chairman , 
to qualifying in a trade 2. Under Secretary 
tost conducted for thc pur administratively con 
post . 

cerned - Member . 
3. O licer -ii- Charge of 

thu status of CSO from 

MDDS - Member . 
- . - . - - . -. 

[ File No. 63947/ CAO/ R -IN] 
G .D), VATSYA , Dy. Chicl Administrative Officer 


- 


- - 


- 


- 


. . 


नई दिल्ली, 27 माघ , 1981 


मा० नि आर ! - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1921 का ! ) की 
धारा 13 की उपवाग 1 7 ) का अनुसरण करते हुए कन्द्रीय मकार तद् 
द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय मरकार द्वारा ले ० कर्नल एम० 
एम . एम . रधावा का त्यागपक्ष स्यीकार कर लिाए जाने के कारण छायनी 
पाई , अहमदाबाद में मवस्य का एक पद रिक्त हा गया है । 
[ फा० संख्या 10/ 1/ मी / भ० व मा0/ 70/ 1926-मी०/ - ( क्यू० गर मी० ) ] 


New Delhi , the 22nd March , 1984 
S . R . O . 86. - Jn pursuance of sub - section ( 7) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924) , the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occuro in 
the membership of the Cantonment Board Dehradun by 
rcason of the acceptance by tho Central Government of the 
resignation of Lt. Col. D . B . Singh . 

F. No. 1919/ CL & C | 65 ( 1795-CD( Q & C )] 


New Delhi , the 27th March , 1984 
S . R . O . 84. - In pursuance of Sub - section ( 7 ) of Section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924) the Central Gov 
ernment hereby notifics that a vacancy has occurred in the 
membership of the Contonment Board, Ahmedabad by reason 
of the acceptance by the Central Government of the resign : 
tion of Lt. Col. M . M . S . Randhawa. 

[ F. No. 19/1C| L & C/ 70| 1926 - C | D ( Q & C ) 


का० नि० आ०87 - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
2 ) को धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय 
मकार एनद्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफमर 
द्वारा ने० कर्नल एम . के . नापन को छावनी बोर्ड, देहरादून का मदम्य मनोनीत 
किया है । यह मनोनयत ले . कर्नल डी० मी० मिह के स्थान पर किया 
गया है जिन्होंने पाग पत्र दे दिया है । 
[ फाइल सम्न्य। 19/ 19/ मी / भू० व छा0/ 05/ 1745/ 1 -मी०/ 

सी० ( फ्यूल पर मी )] 


का . नि आ० 85 - - छावनी अधिनियम , 19: 1 ( 19 2 4 का ) 
की धारा 13 की उपधाग ( 7 ) का अनुमरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
पालद्वारा यह अधिमूचित झरमी है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वार। 
ले कर्नल आर० मा मदान का छायनी बोर्ड, अहमदाबाद का सदस्य 
मनानीन किया है । यह मनोनयन में कर्नल एम० एम० एम० रधावा 
के ग्यान पर किया गया है जिन्होन त्यागपत्र दे दिया है । 
[फाइल मन्या 19/ 1/ मी० भ० व छा0/ 70/ 19 215/ 1- मी/ टी० 

( क्यू एण्र मी० )] 


S . R . O . 85.-.- In pursuance o[ sub - section ( 7 ) of Section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the Central Gov 
ernment hereby notifies that Lt. Col.RK Madan has been 
nominated by the Officer Commanding the Station, as 
mcmber of Cantonment Board , Ahmedabad vice Lt. Col. 
M . M , S . Randhawa who has resigned . 

[ F. N. 191CL& C | 70 1926/1- C | D ( Q & C )) 


__ S . R . O . 87 . - In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Gov 
ernment hereby notifics that Lt. Col. S . K . Nathan has been 
nominated by the Officer Commanding the Station as member 
of Cantonment Board Dehradun vice Lt , Col. D . B . Singh 
who has designed. 

I . No. 19/19 C / L & C }65179511-CD( Q & C )] 
का० नि आ० 88 --- छावनी अधिनियम , 1021 ( 1924 का 
2 ) की धाग 13 की उपधाग ( 7 ) का अनुसरण करते हुए कन्द्रीय 
मरकार नद्राग यह अधसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ले० 
कर्नल य० एन० शर्मा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी 
चाई औ गाबाद में मदम्य का एक पद रिक्त हो गया है । 
[ फाइल मख्या 1047 /सी०/ ५० य छा०/ 65 / 1818 मील / डी ( भय ० 

एट मी . ) ] 
S. R . O . 88 .- --In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notfies that a vacancy has occurred in 
the membership of the Cantonment Board , Aurangabad by 
reason of the acceptance by the Central Government of the 
resignation of Lt . Col . U . N . Sharma . 

[ F. No. 19/47/ C| L & C /6681808- C ] DIQ & C )] 
का नि : आ० ४ )---- छावनी अधिनियम , 1 ) 2 + ( 1921 का 2 ) 
की धाग 13 की उपधार, ( 7 ) का अनमरण करने ४ केन्द्रीय सरकार 
पनवारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफमर नाग से० 
कर्नल रन्धीर सिंह का छावनी बोर्ड , औरगाबाद का मवस्य मनोनीत किया है । 
यह मनोनीयन ले . कर्नल य० एन० शर्मा के स्थान पर किया गया है जिन्होने 

यागपत्र दे दिया है 
[ फाटम्म संख्या- 19/ 47/ सी / भ० व छा०/ 10/ 18108/1मी / टी ( मयू 7 मी )] 


नई दिल्ली मार्च , 19 ! 
का नि० आ . 86 - - छावनी अधिनियम, 1921 ( 1924 का । 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनमरण करते हा कन्द्रीय सरकार 
एतदवारा यह अधिचित करती है कि केन्द्रीय मरकार द्वारा ले० कर्नग्न 
पी० बी० मिह का म्यागपत्र स्वीकार करलिए जाने के कारण छावनी ब्री , 
देहरादून में मदम्य का पक पद रिक्षम हो गया है । 
[पाल गन्या - 10/ 19/10/ भ व 50/ 65 1705- मो डी० । 

एण्ड मो० ) ] 


164 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 14, 1984/ CHAITRA 25, 1906 


[ PART II - SAMA 


S. R. O . 89.. - In pursuence of sub - section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), Central Govern 
ment hereby notifies that Ll. Col. Randhir Sogh has been 
nominated by the Officer Commanding the Station , as member 
of Cantonment Board , Aurangabad vice It Col. U . N. 
Sharma , who has resigned. 

[ F No 19847 / C| LRC/ 66/ 1808| 1- C| D ( Q & C )] 


S. R . O . 93 . --In pursuance of sub - section ( 7 ) of Section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924) the Central 
Government hereby notifics that Major B . Prasad has been 
nominated by the Officer Commanding the Station , as a 
member of Cantonment Board St. Thomas Mt, vice Capt . 
George Joseph who hag resigned . 

__ [ r. No . 1995JC | L & C ]6531809 I. C / DIQ & C )] 


फा नि आ० 90 - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
को धाग 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एलद्वारा यह अधिमूर्षित करती है कि केन्द्रीय मरकार द्वारा ले ० कर्नल 
आर० के० राय का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी 
बोर्ड, इलाहाबाद में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फाइल मम्या- 19/ 48 / मी० / भू० व . छा० / 66/ 1807-सी०/ डी० ( क्यू 
एण्ड सी० ) ] 


का०नि० प्रा० 94 -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कैप्टन 
पी० भास्करन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड , 
सेन्ट टामम माउन्ट में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 
फाइल संख्या - 19/ 5/ सी / भू०व छा० / 65/ 1809 /II - सी / डी ( क्यू एण्ड सी० )] 


S . R .O . 90 . - - In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in 
the membership of the Cantonment Board , Allahabad by 
reason of the acceptance by the Central Government of the 
resignation of Lt . Col. R . K . Rai. 

[ F. No . 19048| C | L & C / 66 ] 1807 - C | D ( Q & C )] 


S. R. O . 94 . ---In pursuance of sub-section ( 7 ) of scction 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in 
the membership of the Cantonment Board St. Thomas Mt. 
by reason of the acceptance by the Central Government of 
the resignation of Capt . P . Bhaskaran . 

___ [ F. No. 19/5/ C| L & C | 65 |1809 II - C / D( Q & C)] 


F . 


। 


का० नि० आ 91---छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधार, ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनद्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर डाग 
कर्नल एम० मी० माथुर को छाबमी बोर्ड, इलाहाबाद का सदस्य मनोनीत 
किया है । यह मनोनयन ले . कर्नल आर० के राय के म्याम पर किया 
गया है जिन्होने त्यागपत्र दे दिया है । 

[ फाइल संख्या 19/ 48/मी० / भू . ५० छा० / 66/ 1807/1-मो०/डी० 
( क्यू . एण्ड सी . )] 


फा०नि० प्रा० 95 - छावनी अधिनियम , 192.1 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा 
कैप्टन डी०पी०मार , सुवामे को छावनी बोर्ड , सेम्ट टाइम माउन्ट का सदस्य 
मनोनीत किया है । यह मनोनयन कैप्टन पो० भास्करम के स्थान पर किया 
गया है जिन्हाने त्यागपत्र दे दिया है । 
[ फाइल संख्या - 19/ 5/ सी / भू० वछा० / 65/ 1809/ III - सी / टी ( क्यू० एण्ड सी० ) ] 


S. R . O . 95 . - In pursuance of sub -section ( 7) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924) , the Central Gov 
ernment hereby notifies that Capt. D . P . R . Sudame has been 
nominated by the Officer Commanding the Station , as member 
of Cantonment Board St. Thomas Mt. vice Capt, P . Bhaskaran 
who has resigned . 

[ F. No. 1915| C/ L & C / 651809III - C / D ( Q & C )] 


S. R. O . 91 . - In pursuance of sub -section. ( 7) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notifics that Col. S , C . Mathur has 
been nominated by the Officer Commanding the Station , as 
member of Cantonment Board , Allahabad vice Li, Col. R . K . 
Rai who has resigned . 

___ [ F. No . 1948| C | L & C} 66| 1807|I- C| D ( Q & C )] 


का० नि० आ० 92. -- छावनी अधिनियम 1924 ( 1921 का 
2 ) की धारा 13 को उपधारा ( 7 ) मा अनुमरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 
कैप्टेन जार्ज जोसफ का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोई, मेम्ट टामम माउन्ट मे सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 
[ फाइम समया 18/ 5/सी०/ भू० व छा०/ 65/ 1809- सी /डी० ( मयू० एण्ड 
मी . ) ] 


नई दिल्ली , 27 मार्च, 1984 
फा०नि०मा० 96: - ~ छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री मधुकर 
द्विवेदी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के त्यागपन्न को स्वीकार कर दिया जाने के 
कारण छावनी मोर्ड, फतेहगढ की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है । 

[ फाइल संख्या - 19/ 27/ सी / भू० व छा० / 78/ 1975- सी / टी ( क्यू० एणसी० ) ] 


S. R. O . 92.-.--In pursuance of sub -section ( 7) of Section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924) the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in 
the membership of the Cantonment Board St. Thomas Mt, 
by reason of the acceptance by the Central Government of 
the resignation of Capt. George Joseph . 

LE. No . 19/ 5/ C / L & C / 65 / 1809 - C / DIQ & C )] 


New Delhi, the 27th March , 1984 
S . R. O . 96. ..- In pursuance of sub-section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
ertinent hereby notifice that & vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board Fatehgarh by reason 
of the acceptance by the Central Governmont of the resig 
nation of Shri Madhukar Dwivedi Executive Magistrate . 

E. No . 19 /27| C| L & C| 78 1975- C | D( Q & C )] 
का० नि० आ० 97 -- - छावनी अधिनियम 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनमरण के केन्द्रीय सरफार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जिला मैजिस्ट्रेट, फरखाबाद द्वारा इस अधिनियम 
की धारा 13 ( 4 ) ( ख ) के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, 
श्री नवल किशोर कार्यकारी मजिस्ट्रेट को श्री मधुकर द्विवेदी कार्यकारी 
मैजिस्ट्रेट के स्थान पर जिन्होने त्यागपत्र दे दिया है, छावनी गोई फतेह 
गा का सदस्य मनोनीत किया है । 

[फाल संख्या 19/ 27/मी० / भ० व छा०/ 78/ 1975/ 1- सी / डी० 
( क्यू एण्ड मी . )] 

ए . पी . पीरियन , पबर सचिन 


का०नि० आ . 93.-.- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1921 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर 
द्वारा मेजर मी० प्रमाद को छावनी बोर्ड, सेम्ट टामस माउन्ट का सदस्य मनो 
नीमि किया है । यह मनोनयन फैप्टेन बाज जोमफ के स्थान पर किया 
गया गया है जिन्होने त्यागपत्र दे दिया है । 

[ फाइल मस्या - 19/ 5/ सी० / भृ० व छा० / 63/ 1809/ 1-सी०डी ( मृ० 
एण्ड• मी०) ] 


भाग 


- 


4 ] 


भारत का राजपत्र : मप्रैल 14, 1984 / 4a 28, 1006 


___ - 


165 . 


- - 


- - 


- 


- - 


1 


- 1 


- 


1 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


T 


mombership of the Cantonment Board , Kirkce by reason 
of the acceptance by the Central Government of the resigpa 
tion of Brig. M . Sharif . 

[ F. No . 29135) C| L & C/ 77 /2115 . C | DIQ & C )] 


S . R . O . 97, - In pursu11:00 of sub - section ( 7 ) ot section 13 
of the Cantonments Act, 1924 (20f 1924 ), the Central Gov 
ernment hereby gotifies that Shri Naval Kishore Executive 
Magistrale has been nominated as a member of the Canton 
igent Board Fatehgarh by the District Magistrate Farrukha 
bad in exercise of the powers conferred under section 13( 4 )( b ) 
of that Act vice Shri Madhukar Dwivedi Executive Magistrate 
resigned . 

[ F . No. 19 / 27 | C| L & C/ 78| 197511 - C / D ( Q & C )] 

A. P. PANDIAN, Under Secy. 


नई दिलली , 2 अप्रैल , 1984 
फा नि० आ० 98.---- छावनी अधिनियम 1924 ( 1924 का 2 ) 
को धाग 14 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा अधिसूचित करती है कि ब्रिगेडियर एम शरीफ के त्यागपत्र को 
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने पर छावनी बोर्ड, खिड़की में 
सदस्यता का एक स्थान रिक्त हो गया है । 

[ फाइल संख्या 29/ 35/ सी०/ ५० व छा० / 77/ 21 15/ सी०/डी० 
( क्यू . एड सी० ) ] 


का० नि . आ० 99... - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 14 की उपधाग ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद् 
द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन के आफिमर-कमांडिंग द्वारा 
ब्रिगेडियर एम० पी० मलिक को निगेडियर एम० शरीफ , खिड़की 
के स्थान पर जिन्होंने स्पागपत्र दे दिया दिया है, छावनी बोर्ड का 
सदस्य मनोनीत किया गया है । 

[ फाइल संख्या 29/ 35/सी०/ भू . व . छा० / 77 / 2 1 15/ 1-मी०/ १० 
( क्य० एण्ड सी० ) ] 

पवन ना , उप सचिव 


New Delhi, the 2nd - April, 1984 
S.R .O . 98. — In pursuance of sub -section (3) of soction 14 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Gov 
erument hereby notifles that & Vacancy has occurred in the 


S .R . O . 99. - In pursuance of sub- section ( 3 ) of section 14 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
crnment hereby notifies that Brig . S . P . Malik has been nomi 
nated by the Officer Commanding the Station as member of 
the Cantonment Board Kirkee vice Brig . M . Sharif who has 
since resigmod . 

[ F. No. 29 / 35)CL & C / 77/2115/ 1 -CD( Q & C )] 

PAVAN RAINA, Dy. Secy . 


- . 


- . . 


. . 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT , OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PURLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1944 


